निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 377) 


1 श्रावण 1931 ( श ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 23 जुलाई 2009 


अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 


अधिसूचना 

22 जुलाई 2009 
सं0 अ0सं0क0 08-49/ 2004-458 — हज समिति अधिनियम , 2002 ( 2002 का 35 ) की धारा - 17 (1) एवं 18( 1 ) 
के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार बिहार राज्य हज समिति के गठन हेतु निम्नलिखित सदस्यों का 
मनोनयन करती है: 
( क ) राज्य के मुस्लिम सांसद /विधायक / पार्षद से तीन सदस्य 
( 1 ) श्री अली अनवर 

संसद सदस्य( राज्य सभा ) 
( 2 ) श्री मंजर आलम 

सदस्य , विधान - सभा 
( 3 ) श्री हारूण रशीद 

सदस्य, विधान परिषद 
( ख ) स्थानीय निकायों के तीन मुस्लिम सदस्य 
( 4 ) श्री मो0 अनवर 

वार्ड काउंसिलर , फुलवारीशरीफ 
( 5 ) श्री नदीम जाफर 

उप- महापौर , नगर निगम, बिहार शरीफ 
( 6) श्री मो0 नुरूल्लाह 

प्रमुख, प्रखंड संग्रामपुर, पूर्वी चम्पारण 
( ग ) इस्लाम धर्म एवं विधि के ज्ञाताओं से तीन सदस्य - 
( 7) श्री अनीसुर रहमान कासमी 

नाजीम ए आला, इमारते शरीया , 

फुलवारीशरीफ । 
(8) श्री मुफ्ती हसन रजा नूरी 

सदर मुफ्ती, इदारे शरीया , सुल्तानगंज 

पटना। 
( 9) श्री सैयद अशद रजा 

प्रार्चाय , मदरसा सुलेमानिया, नवाब 

बहादुर रोड, पटनासिटी। 
( घ ) गैर सरकारी संस्थाओं से पाँच मुस्लिम सदस्य - 
( 10) श्री शमीम अहमद 

ग्राम जगमलवा, प्रखंड- थावे, गोपालगंज 
( 11) श्री इलियास हुसैन उर्फ सोनू बाबू 

अध्यक्ष, मदरसा सैतूल कुरान , दानापुर 
( 12) श्री शकील अहमद कासमी 

पेश इमाम , शाहगद्दी की मस्जिद , पटना 
( 13) श्री नेयाज अहमद राइन 

मोहल्ला इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर 
( 14) श्री मो0 इलियास खाँ 

हिन्दुस्तान मेडिकल हॉल , सब्जीबाग 


बिहार गजट ( असाधारण ), 23 जुलाई 2009 


( ड ) राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष 

( 15) अध्यक्ष , बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना 
तथा 

( 16) सचिव- सह-कार्यपालक पदाधिकारी बिहार राज्य हज समिति 


पदेन सदस्य 


2. राज्य हज समिति के सदस्यों का ( पदेन सदस्य को छोड़कर) कार्यकाल दिनांक 28 जुलाई 2009 से अगले 
तीन वर्षों के लिए होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

डॉ0 एम0 ए0 एजाजी , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 377 - 571 +100-डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


